है 


..... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

20 माघ 1936 ( श०) 
संख्या 80 राँची , सोमवार 

9 फरवरी, 2 0 15 ( ई०) 


नगर विकास विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 
9 फरवरी, 2015 


संख्या- 4/ न0वि0/ गठन | 12 9 / 2 0 14 - 417 ( अनू) -- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम , 
2011 ( झारखण्ड अधिनियम 07 , 2 0 12 ) की धारा- 3 की उप धारा ( 1) एवं ( 2 ) तथा धारा 6 एवं 8 के द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा चास नगर परिषद ( वर्ग- ख ) के मूल रूप 
के साथ आस- पास के 5 (पाँच) राजस्व ग्रामों (संलग्न सूची के अनुसार) को समाहित करते 
हुए अधिसूचना संख्या-3 8 5 8 , दिनांक- 28 अगस्त, 2014 ( गजट अधिसूचना संख्या- 4 0 4 , दिनांक 
28 अगस्त , 20 14 ) के द्वारा वृहत्तर शहरी क्षेत्र ( नगर निगम) घोषित करने का प्रारूप आदेश प्रकाशित 
करते हुए 30 दिनों के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे । 

उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक -2 9 6 0 / गो0 , दिनांक-29 दिसम्बर , 14 के द्वारा विभाग को प्रतिवेदित 
किया गया है कि चास नगर निगम के गठन से संबंधित कतिपय आपत्तियाँ एवं सुझाव प्राप्त हुए | 
उपायुक्त , बोकारो के द्वारा दिनांक - 20 अक्टूबर , 14 को पूर्वाह्न 11: 00 बजे आपत्तियाँ एवं सुझाव पर बारी . 
बारी से सुनवाई की गई एवं सम्यक विचारोपरान्त चास नगर निगम के गठन हेतु अनुशंसा की गयी है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 9 फरवरी, 2015 


अतः सम्यक् विचारोपरान्त झारखण्ड के राज्यपाल , झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम , 2 0 11 
( झारखण्ड अधिनियम 07 , 2 0 12 ) की धारा-3 की उपधारा ( 1) एवं ( 2) तथा धारा 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ चास नगर परिषद, ( वर्ग- ख ) को उसके मूल 
स्वरूप के साथ आस- पास के 5 ( पाँच ) राजस्व ग्रामों ( संलग्न सूची अनुलग्नक- 1 के अनुसार ) को 
समाहित करते हुए अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से चास नगर निगम के रूप में घोषित करते हैं । 

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से , 

अजय कुमार सिंह, 

सरकार के सचिव । 
अनुलग्नक- 1 


चास नगर निगम का गठन 


उपायुक्त , बोकारो के पत्रांक -2 9 6 0 / गो0 , दिनांक-29 दिसम्बर , 14 से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में 
चास नगर परिषद ( वर्ग- ख ) से सटे आस- पास के निम्नांकित राजस्व ग्रामों को सम्मिलित कर चास 
नगर निगम का गठन किया जाता है: 


जनसंख्या 
( वर्ष 2011 


घनत्व 
( वर्ग 


ग्राम का नाम 


थाना 
संख्या 


क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर) 


किलोमीटर 


जनगणना 
के अनुसार) 

367 


1 


डेमूडीह 


47. 88 


847 


र 


फुदनीडीह 


27329 


98 . 20 


396 


| कमलडीह 


1941 


155 .24 


2447 


31 
35 


1941 
7859 


| बाँधगोड़ा 


4 15 . 34 


3 159 


5 


4752 


172 .00 


4483 


| काँड्रा ( 2 5 % भू - भाग) 

_ _ 51 
उत्तर : चास- चंदनकियारी रोड 
दक्षिण : खाली मैदान एवं 
लबुडीह बस्ती 
पूरब : खमारबेंदी मौजा नं . 91 
पश्चिम : NH32 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 4 फरवरी, 2 0 15 


6 


चास नगर परिषद ( वर्ग ख ) 


30 . 34 


14 1640 


2049 


69 12 


156888 


2937 .66 


18244 


चास नगर निगम का गठन एक झलक में 


चास नगरपालिका ( वर्ग ख ) . 1, 4 1 ,640 
डेमूडीह 

367 
फुदनीडीह 

329 
कमलडीह 

1941 
बाँधगोड़ा 

7859 
काण्ड्रा ( 2 5 % भू- भाग ) . 4752 
कुल जनसंख्या 

1,56 ,888 
(एक लाख छप्पन हजार आठ सौ अठासी) 


चास नगर निगम की चौहद्दी 


उत्तर : 
दक्षिण : 
पूरब : 
पश्चिम : 


इमरजोर एवं निचीतपुर मौजा 
नारायणपुर एवं सियारदा मौजा 
खमारबेंदी एवं काण्ड्रा मौजा का शेष भाग 
गरगा नदी 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 80 – 50 + 3 0 0 | 


